सत्यमेव जयते 


झारखण्ड 

गजट 
असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 ज्येष्ठ , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 545 राँची, 

शुक्रवार , 


31 मई, 2019 (ई ० ) 


, 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची 


संकल्प 
28 मई, 2019 


- 


संख्या -5/ आरोप- 1-93/ 2016-2382 ( HRMS)-- श्री जुल्फकार अंसारी, झा ० प्र ० से ० ( चतुर्थ बैच, गृह 
जिलाT- गुमला), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , मेदिनीनगर , पलामू के विरूद्ध ग्रामीण विकास 
विभाग, झारखण्ड के पत्रांक -1810, दिनांक-04.08.2016 द्वारा मनरेगा अंतर्गत डोभा निर्माण में 
शिथिलता बरतने तथा लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं करने एवं वरीय पदाधिकारियों के निदेश की 
अवहेलना करने संबंधी आरोप प्रपत्र- क में गठित कर उपलब्ध कराया गया । 
उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक -7209 , दिनांक 22.08.2016 द्वारा श्री अंसारी से स्पष्टीकरण 
की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में इनके द्वारा पत्रांक -694 , दिनांक 21.09.2016 द्वारा अपना 
स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें इनके द्वारा सदर प्रखण्ड मेदिनीनगर के कुल 18 पंचायतों में 
6 पंचायतें शहरी क्षेत्र से सटे रहने के कारण ग्रामीणों के द्वारा डोभा निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं 
करवाने एवं सभी अधीनस्थ कर्मियों को साप्ताहिक बैठक में आवश्यक निदेश देने तथा शिथिलता 
बरतने वाले कर्मियों से स्पष्टीकरण पूछने का उल्लेख किया गया । 

श्री अंसारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक -9148, दिनांक 24.10.2016 द्वारा 
ग्रामीण विकास विभाग से मंतव्य की माँग की गयी तथा इसके लिए स्मारित भी किया गया । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 31 मई , 2019 
ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक -203, दिनांक 18.01.2019 द्वारा श्री अंसारी के स्पष्टीकरण पर 
मंतव्य उपलब्ध कराया गया । अपने मंतव्य में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा डोभा निर्माण नहीं होने 
के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की लापरवाही संसूचित करते हुए इनके स्पष्टीकरण को स्वीकार 
योग्य नहीं प्रतिवेदित किया गया । 
अतः, समीक्षोपरांत , ग्रामीण विकास विभाग के मंतव्य से सहमत होते 

हुए 
अंसारी, झा ०प्र ० से ०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मेदिनीनगर , पलामू के विरूद्ध सेवा सम्पुष्टि 
के आदेश निर्गत की तिथि से झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली , 
2016 के नियम -14(i) के अन्तर्गत “निन्दन ” का दण्ड अधिरोपित किया जाता है । 


श्री जुल्फकार 


, 


. 


Employee Name 


Decision of the Competent authority 


Sr 
No. 


G.P.F. No. 


1 


2 


3 


MD ZULFEKAR ANSARI 


, 


1 


110073226530 


श्री जुल्फकार अंसारी, झा ०प्र ० से ० (चतुर्थ बैच , गृह जिला-गुमला), 
तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , मेदिनीनगर , पलामू के 
विरूद्ध सेवा सम्पुष्टि के आदेश निर्गत की तिथि से झारखण्ड 
सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2016 
के नियम -14(i) के अन्तर्गत “निन्दन ” का दण्ड अधिरोपित किया 
जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अशोक कुमार खेतान , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 
जीपीएफ संख्या: BHR/ BAS / 2972 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 545 - 50 


